निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 591 ) 


2 श्रावण 1935 ( श ) 
पटना, बुधवार , 24 जुलाई 2013 


गृह विभाग 


(विशेष ) 


शुद्धि - पत्र 


12 जून 2013 
सं0 सी0 / सी0. आई. पॉल - 104 / 95 – पार्ट -II -5181 — गृह (विशेष ) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 


4895, दिनांक 04.06. 2013 द्वारा निर्गत "बिहार अनधिकृत धार्मिक संरचना निर्माण सर्वेक्षण एवं विनियमन, 
पुनर्स्थापन एवं इसका निराकरण ( Removal) नियमावली-2013 की कंडिका-6 में विहित - प्रपत्र संलग्न करने 


का उल्लेख है जो संलग्न नहीं हो सका है। उक्त विहित प्रपत्र इसके साथ संलग्न किया जाता है। संलग्न 
विहित प्रपत्र को उक्त निर्गत अधिसूचना के साथ संलग्न समझते हुए पढ़ा जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


प्रीता वर्मा, 


सरकार के विशेष सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 जुलाई 2013 

विहित प्रपत्र 
सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत संरचनाओं ( धार्मिक एवं वाणिज्यक ) से संबंधित की गई पहचान एवं 
कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदनः 


माह 


जिला का नाम 
कितनी संरचनाओं की पहचान की गई , जो सार्वजनिक भूमि पर 
अवस्थित हैं ? 
आपसी सहमति के आधार पर ( क ) कितनी संरचनाएँ सार्वजनिक 
भूमि से हटाई गई ? 


( ख ) अन्य स्थलों पर प्रतिस्थापित की गई ? 


( ग) कितनी संरचनाओं का नियमितिकरण किया गया ? 
आपसी सहमति के अभाव में कितनी संरचनाओं को हटाने के 
लिए बिहार लोकभूमि अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई 
प्रारंभ की गई एवं वाद प्रारंभ किए गये ? ( प्रारंभ किए गए 
वादों की संख्या दें ) 
इस संबंध में कितने वादों का अंतिम निस्तार किया गया ? 
मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के निर्गत पत्र संख्या - 10 599, दिनांक 
21 . 12 .09 की कंडिका - 2 द्वारा गठित समिति की अद्यतन 
कितनी बैठके हुई है । तिथिवार विवरण - 


कार्यवाही की प्रति - ( संलग्न करें ) 


| 7 


कितने वाद लंबित है ? 
अभ्युक्ति : 


नोटः- सारे आकड़े प्रारंभ से अबतक (On cumulative basis) दिए गए हैं । 


पुलिस अधीक्षक 


जिला पदाधिकारी 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 591-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


